. 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 ज्येष्ठ , 1938 ( श०) 
राँची, मंगलवार , 

20 जून , 2017 ( ई० ) 


संख्या- 412 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
19 जून , 2017 


संख्या- 13 /नि०वि० ( महिला शुल्क विमुक्ति )- 13/ 2017- 499 /नि०-- भारतीय मुद्रांक अधिनियम , 
1899 की धारा- 9 एवं उपधारा -(1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड 

द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित पचास लाख रूपये मूल्य तक की भूमि/ संपत्ति के विक्रय विलेखों 
पर मुद्रांक शुल्क में निम्नांकित शर्तों के साथ पूर्ण विमुक्ति दी जाती है तथा 1/- रू० ( एक रू० ) मात्र 
की टोकन राशि मुद्रांक शुल्क के रूप में प्रभार्य होगी । 


( 1) (i) जब समस्त क्रेता महिला हो । 


( ii ) 


इस छूट का लाभ महिलाओं को मात्र एक दस्तावेज के निबंधन पर ही प्रदान किया जाएगा । 
अर्थात यदि महिला द्वारा दूसरा दस्तावेज निबंधित कराया जाता है, तो उसपर किसी प्रकार की 
विमुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 20 जून , 2017 
( iii ) यदि दस्तावेज का मूल्य पचास लाख ( 50/- लाख ) रूपये से अधिक होगा तो मात्र पचास लाख 

रूपये तक के मूल्य पर ही छूट प्रदान की जाएगी तथा पचास लाख से अधिक मूल्य पर चार 
प्रतिशत मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा । यदि क्रेताओं की संख्या एक से अधिक होगी, तो यह छूट 
तभी दी जा सकेगी, जब सभी क्रेता महिलाएँ हों । 


इस छूट हेतु संबंधित महिला को यह शपथ- पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में इस छूट का 
उपभोग नहीं किया गया है । 


( 2 ) इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या- 1395 दिनांक 12 नवम्बर, 2015 को विलोपित 

किया जाता है । 


( 3) यह प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 412- - 50 


